उन्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 851 ] 


रायपुर , मंगलवार ,दिनांक 17 दिसम्बर 2019 - अग्रहायण 26 , शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 

अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 
क्रमांक 12968 / 3467 / 21- ब / छ. ग./2019.- राज्य शासन, एतद्द्वारा , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 85 (1) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रत्येक जिले के लोक अभियोजक को दिव्यांगजन अधिकार विशेष न्यायालयों में प्रकरणों के संचालन के लिए भी विशेष 
लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ओ. पी . सिटोके, अवर सचिव, 


1701 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 


